. 


Param 
Pune 


NEHAK 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

17 आश्विन 1936 ( श० ) 
संख्या 495 राँची , गुरुवार 

9 अक्टूबर, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

9 अक्टूबर, 2014 
संख्या-1/ पी0 - 102 / 2014 का .-9914--भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
बालेन्दु भूषण आनन्दमूर्ति को अगले आदेश तक संयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त , झारखण्ड, राँची के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -1 / पी0 - 102 / 2014 का .- 9915 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्रीमती 
आभा काँशी को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 / पी0 -102 /2014 का .-9916-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री उपेन्द्र 
नारायण उराँव को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


____ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 9 अक्टूबर , 2014 
संख्या -1 / पी0 - 102 /2014 का .- 9917-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
सुलसे बखला को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव- सह-निदेशक ( प्रशासन), कृषि एवं गन्ना विकास 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 / पी0- 102 / 2014 का .- 9918 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
जीतवाहन उराँव को अगले आदेश तक निदेशक , प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 /पी0 -102 / 2014 का .- 9919 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री संत 
कुमार वर्मा को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0- 102 / 2014 का .- 9920 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
विनोद चन्द्र झा को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ पी0 - 102 / 2014 का .- 9921 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
विद्याकान्त पाठक को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1/ पी0 - 102 / 2014 का .-9922 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी डॉ 
कमल शंकर श्रीवास्तव को अगले आदेश तक अपर निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ पी0 -102/ 2014 का .-9923-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री विनोद 
शंकर सिंह को अगले आदेश तक निदेशक, भू- अर्जन एवं भू- परिमाप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 / पी0 - 102 / 2014 का .-9924-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री प्रमोद 
कुमार गुप्ता को अगले आदेश तक निदेशक नगरीय प्रशासन, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ पी0 -102/ 2014 का .-9925 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री रवीन्द्र 
प्रसाद सिंह को अगले आदेश तक मुख्य लेखा नियंत्रक , वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 / पी0- 102 / 2014 का .-9926-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री सुरेन्द्र 
कुमार को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 9 अक्टूबर, 2014 
संख्या -1/ पी0 - 102 / 2014 का .- 9927 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्रीमती 
सुभ्रा वर्मा को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

__ संख्या -1/ पी0 -102 / 2014 का .-9928-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
शिवजी चैपाल को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1/ पी0 -102/ 2014 का .- 9929-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री गौरी 
शंकर मिंज को अगले आदेश तक राज्य परिवहन आयुक्त , झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 /पी0 -102 /2014 का .-9930-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री सुमन 
कुमार को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -1 / पी0 - 102 / 2014 का .- 9931-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री राज 
कुमार को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, कृषि विपणन पर्षद , झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ पी0 - 102 / 2014 का .- 9932 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री मनोज 
कुमार को अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची नगर निगम, झारखण्ड , राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ पी0 -102/ 2014 का .- 9933 - भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
भगवान दास को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1 /पी0 -102 /2014 का .- 9934-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
श्रवण साय को अगले आदेश तक आदिवासी कल्याण आयुक्त , झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री साय अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , आदिवासी सहकारी 
विकास निगम ( टी. सी . डी . सी .), झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -1/ पी0 -102/ 2014 का .- 9935 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
बालमुकुन्द झा को अगले आदेश तक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 9 अक्टूबर, 2014 
2. श्री झा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, सहकारिता बैंक , 
झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

संख्या -1/ पी0 - 102 / 2014 का .-9936 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
शिवेन्द्र सिंह को अगले आदेश तक निदेशक , पंचायती राज निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 / पी0- 102 / 2014 का .-9937-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री विजय 
कुमार सिंह को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ पी0 - 102 / 2014 का .- 9938-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
मनोज कुमार झा को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 


सरकार के अपर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 495 - 50 | 


